PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 6 , 1987 ( PAUSA 16 , 1908 SAKA ) 


37 


दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 
सं ० ओ ० वि ०/ गुड़गांव 48-86 / 47833.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कैफको फीड मिल्ज , 
दौलताबाद रोड, गड़गांव के श्रमिक महासचिव , कैफको फीड मिल्ज इम्पलाईज यूनियन सम्बन्धित कैग ग्रुप इम्पलाईज यूनियन 
( रजि .) . गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद 


di 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित औद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला / 
मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला सामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्रमिकों के मांग पत्र दिनांक 6 जनवरी , 1986 ( अनुवन्ध “ क ”) सलंग्न मे दी गई मांग नं ० 4, 5 तथा 6 का 
कोई औचित्य है ? यदि नहीं , तो किस विवरण में ? 

कुलबन्त सिंह, 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


अनुबन्ध क 


सेवा में , 


श्रीमान जनरल मैनेजर, 
मैसर्ज कैफको फीड मिल्ज , 
दौलताबाद रोड, 
गुड़गांवा । 


1 


4 


विषय : 

मांग - पत्र । 
महोदय जी , 

निवेदन यह है कि हम आपकी कम्पनी के कर्मचारियों की तरफ से निम्नलिखित मांगे भेज रहे हैं जो सभी श्रमिकों 
की सर्वसम्मति से चुनी गई हैं । मांगे निम्न प्रकार है : 

सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत पूरा वेतन दिलवाया जाए 

तथा पिछला एरियर दिलवाया जाए । 
2 रात को कार्य करने वाले कामगारों को नाईट अलाउंस 2 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिलवाया जाए । 
3 सभी कामगारों के मौसम के अनुसार वर्दी दिलवाई जाए । 

जो बोनस 83/84 का नहीं दिया गया है वो 20 प्रतिशत के हिसाब से दिलवाया जाए । 
सभी कामगारों को गड अलाउस एवं दूध अलाउंस 200 ग्राम एवं 250 ग्राम दिलवाया जाए । क्योंकि 

यहां गरदा उडता है जो श्वांस द्वारा अन्दर जाता है । 
क्वार्टर अलाउंस दिलवाया जाए जोकि 75 रुपये मासिक है । 
7 फैक्टरी एक्ट के मुताबिक छुट्टियां दिलवाई जाएं । 

आपको इस पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आपने सात दिनों के अन्दर नही माना तो यूनियन को 
हड़ताल , घेराव करने पर बाध्य होना पड़ेगा । जिसकी जिम्मेवारी आपकी ही होगी । यह मांग कैग ग्रुप इस्पलाईज युनियन 
से सम्बन्धित है । 

भवदीय , 
दिनांक : 6-1-86 

लोरिक सिंह 


5 


6 


विश्व नाथ , 


गुलाब 


प्रचार यादव , 


रमायन । 


